सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 394 राँची, सोमवार, 


13 मई , 2019 ( ई ०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
10 मई , 2019 


संख्या -13/ वरीय स्था ० पद०-03/ 2013 का०-3630 झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोडरमा को अगले आदेश तक प्रधान 
सचिव- सह- विधि परामर्शी, विधि , विभाग, झारखण्ड, राँची के पद नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 
संख्या-13/वरीय स्था ० पद०-03/ 2013 का०-3631/ झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री मिथिलेश प्रसाद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवघर के पदस्थापन से सम्बन्धित पूर्व से निर्गत 
विभागीय अधिसूचना संख्या-1817 , दिनांक-27.02.2019 को निरस्त करते हुए उन्हें अगले आदेश तक वरीय 
विधि परामर्शी- सह- अपर सचिव, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड , रांची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित करने हेतु उनकी सेवा उर्जा विभाग को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


प्रेम कुमार राय , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 394 


50 


